PARTI ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 27, 2014 (JYST . 6. 1936 SAKA ) 


691 


हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल. पंचकूला | 


पंजाब मण्डी समिति उप-विधियां संशोधनविधेयक, 2014 


दिनांक 14 मई . 2014 


संख्या एम ई-1-2014/ 42372. हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 (1961 का 23) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा 
इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल. पंचकूला पंजाब मण्डी समिति 
उपविधियां, हरियाणा राज्यार्थमें निम्नलिखित संशोधन पुष्ट तथा अधिसूचित करते हैं, अर्थात् : -- 


1 . 


इन उपविधियों, को पंजाब मण्डी समिति ( संशोधन ) उप-विधियां, 2014 कहा जा सकता है । 


तुरन्त प्रभाव से 

लागू होगी । 


2 . 


पंजाब मण्डी समिति उप -विधियां, (जिसे, इसमें , इसके बाद उक्त उप- विधियां कहा जा सकता है ) के नियम 1 तथा नियम 3( 1 ) 
में , “पंजाब " शब्द के स्थान पर, " हरियाणा " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


3 . 


पंजाब मण्डी समिति उप- विधियों के नियम 18 के बाद, निम्नलिखित प्रभाव के लिए नियम रखा जाएगा. अर्थात् 


“18 क . 


विनिर्दिष्ट कृषि उपज को जोखना तथा नीलामी: 


इन उप -विधियों के नियम 12 तथा 18 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी , कृषि उपज जो खुली नीलामी द्वारा बिक्री योग्य बनाने के लिए 
सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी की राय में मण्डी प्रागंण में कोई तबदीली, सफाई इत्यादि करने अपेक्षित नहीं होता, 
तो उसे निम्नलिखित रीति में नीलाम तथा जोखा जा सकता है 


(i ) 


कृषि उपज की नीलामी वाहन को खाली किए बिना उसी में की जा सकती है ; 


( ii ) 


ऐसे कृषि उपज की तुलाई मण्डी प्रागंण में सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा लगाए गए तोल सेतु पर की जा सकती है; 


(iii ) 


यदि. मण्डी समिति का तोलसेतु कार्य नहीं कर रहा है, तो सम्बन्धित सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी कथित प्रयोजन के लिए 
स्वतन्त्र अभिकरण के अन्य तोलसेतु का प्रबन्ध कर सकता है 


(iv ) खाली वाहन का शुद्ध भार प्राप्त करने के लिए उसी तोलसेतु पर पुन: तौला जाएगा ; 


( v ) 


तोल प्रभार अभिभावी मण्डी दरों पर खरीददार से लिए जाएंगे ; 


( vi ) यदि, क्रेता या विक्रेता विनिर्दिष्ट तोलसेतु के तोल से सन्तुष्ट नहीं है, तो तोल मण्डी समिति के सम्बन्धित सचिव एवं 

कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति में स्वतन्त्र अभिकरण के अन्य उपलब्ध तोलसेतु पर सत्यापित करवा सकता है; 


( vii) किसान उनके बीच परस्पर सम्मत निबन्धनों पर मण्डी प्रागंण में क्रेता के परिसर तक कृषि उपज के परिवहन को सुगम बना 

सकता है : 


( vi) यदि . सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी की राय है कि उपरोक्त यथा उपबन्धित वाहन में कृषि उपज 

की नीलामी कृषि उपज की मात्रा कम होने के कारण या अन्यथा सम्भव नहीं है, तो वह नियम 12 तथा 18 के अधीन यथा 
उपबन्धित खुली नीलामी द्वारा मण्डी प्रागंण में ऐसी कृषि उपज बेचने के लिए निदेश कर सकता है । " 


आनन्द मोहन शरण. 

मुख्य प्रशासक, 
हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल, 

पचंकूला। 


692 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 27 , 2014 (JYST . 6. 1936 SAKA ) 


( PART ] 


HARYANA STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD , PANCHKULA 

The 14th May , 2014 
Punjab Market Committees Bye -Laws Amendment, 2014 
No. ME - 1-2014 /42372. — In exercise of these powers conferred by Section 44 of the Haryana Agriculture Produce 
Markets , Act, 1961 (XXIII of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, the Haryana State Agricultural 
Marketing Board. Panchkula confirm and notify the following amendment in Punjab Market Committee bye- laws as 
applicable to Haryana . 

1 . ( 1) Those Bye- Laws may be called the Punjab Market Committee (amendment) Bye- Laws. 2014 . 

( 2) They shall come into force with immediate effect. 

2 . In the Rule 1 and Rule 3 (1 ) of Punjab Market Committee Bye -Laws , the expression " Punjab " shall be 
substituted by " Ilaryana " . 

3 . The Rule 18 -A shall be inserted after Rule 18 of Punjab Market Committee Bye -Laws to the following 
effect: 


18 -A Weighment and auction of specified agricultural produces : 
Notwithstanding anything to the contrary in Rule No. 12 and 18 of these bye-laws, the agricultural produces 
which does not require any sifting, cleaning etc. market in yard , in the opinion of Secretary -cum -E.O . of concerned 
Market Committee , to make it saleable by open auction , can be auctioned and weighed in following manner : 

(0 ) The auction of agricultural produce can be held in the vehicle itself without unloading the same; 
(ii) The weighmentofsuch agricultural produce can be made at the weigh bridge installed by the concerned 

Market Committee in the market yard ; 
In casc, the weigh bridge ofMarket Committee is not functioning , the concerned Secretary-cum -E.O . 

may designate other weigh bridge of independent agency for the said purpose ; 
( iv ) The cmpty vehicle shall again be weighed on the same weigh bridge for drawing net weight; 

The weighment charges shall be taken from the buyer on prevailing market rates; 
( vi) In case, the buyer or seller is not satisfied with the weighment on specified weigh bridge, then the 

weighment can be got verified on other available designated weigh bridge of independent agency in 

presence of concerned Secretary -cum - E.O . of Market Committee ; 
( vii ) The farmer can facilitate the transportation of agricultural produce from market yard to the premises of 

buyer on mutually agreed termsbetween them ; 


( viii ) In casc , the Secretary -cum - E.O . of concerned Market Committee is of the opinion that the auction of 

agricultural produce in vehicle . as provided above, is not feasible due to less quantity of agricultural 
produce or otherwise , then he may direct to sell such agricultural produce in the market yard by open 
auction as provided under Rule 12 and 18 . 


ANAND MOHAN SHARAN , 

Chief Administrator , 
Haryana State Agricultural Marketing Board , 

Panchkula . 


